. 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


Alta 


REGD. NO. D . L.- 33004 /99 


NnUU 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II -. - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) .. 
PART II — Section 3 Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 5961 
No. 5961 


नई दिल्ली , शुक्रवार , नवम्बर 23 , 2012 / अग्रहायण 2 , 1934 
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 23 , 2012 /AGRAHAYANA 2 , 1934 


- 


... . . . 


.. . ... 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


. 


- . 


- 


. 


. . 


- . . 


. 


- - - - 


कृषि मंत्रालय 
( पशुपालन , डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ) 

" अधिसूचना 

... नई दिल्ली, 22 नवम्बर , 2012 
सा . का .नि . 842 ( अ). - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय मीन उद्योग परिचालन संस्थान ( समूह क पद ) भर्ती नियम , 
1992 को , जहां तक उसका संबंध मुख्य अनुदेशक ( यान और गियर ) पद से है , उन बातों के 
सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप 
किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन , डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के केन्द्रीय मत्स्य 
नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन में मुख्य अनुदेशक ( मत्स्य ग्रहण प्रौद्योगिक ) 
के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात : 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) कृषि मंत्रालय , केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी 
प्रशिक्षण संस्थान , कोच्ची, मुख्य अनुदेशक ( मत्स्य ग्रहण प्रौद्योगिकी ) भर्ती नियम, 2012 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


.....-........................... 


2. पद संख्या , वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान : उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण , 
वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) 

से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 
4389 G1/2012 


......... 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II _ Sec. 3(i)] 
3 . भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा, अर्हताएं आदिः उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा , 
अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5 ) से स्तंभ ( 13 ) 
में विनिर्दिष्ट हैं । 


4. निरर्हता: वह व्यक्ति 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं , विवाह किया है; या 


( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और 
विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए 
अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी। 


5 . शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या 
समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग 
से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत , 
आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी। 


6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर 
प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर जारी किए गए 
आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों 
और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


- . 


- 


[ भाग 1 - खण्ड 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अनुसची - 


पद 


नाम 


का पद संख्या वर्गीकरण । वेतन बैंड चयन सीधे भर्ती किए जाने वाले 

और ग्रेड अथवा व्यक्तियों के लिए आयु सीमा 
वेतन या अचयन 
वेतनमा पद 


(1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) 
मुख्य 3 ( तीन )* साधारण वेतन चयन 
अनुदेशक ( 2012 ) केन्द्रीय सेवा, बैंड - 3 
( मत्स्य - * कार्य - समूह क , 15600 - | 
ग्रहण | भार के अराजपत्रित , 39100 
प्रौद्योगिकी ) आधार पर अनंनुसचिवीय रू. + ग्रेड 

परिवर्तन 
किया जा 

6600 
सकता है । 


वेतन 


( 6 ) 
| 40 वर्ष से अधिक नहीं 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा समय 
समय पर जारी किए गए 
अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष 
तक शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण : - आयु- सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख 
भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत की 
गई अंतिम तारीख होगी। न कि 
वह अंतिम तारीख जो 
असम , मेघालय , अरूणाचल 
प्रदेश , मिजोरम, मणिपुर , 
नागालैंड, त्रिपुरा , सिक्किम , 
जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख 
खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल 
और स्पीति जिले तथा चम्बा 
जिले के पांगी उपखण्ड , अंदमान 
और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप 
के अभ्यर्थियों के लिए विहित की 
गई है । 


.. 


... 


.... 


.... 


........-.-.... 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART I[ -- SEC . 3(6)] 


( 9 ) 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सीधे भर्ती किए परिवीक्षा की 
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 

जाने वाले व्यक्तियों अवधि यदि कोई 
के लिए विहित आयु हो । 
और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की 
दशा में लागू होंगी 

या नहीं। 
( 7 ) 

( 8 ) 
आवश्यकः 

आयु: - नहीं सीधे भर्ती किए 
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जन्तु शैक्षिक अर्हताएं :-हॉ गए व्यक्ति के 
विज्ञान या मत्स्य विज्ञान या समुद्री जीव 

लिए एक वर्ष 
विज्ञान में मास्टर डिग्री 
(ii ) समुद्री मछली पकड़ना, मत्स्य गियर 
डिजाइन , निर्माण पदार्थ चयन में पाँच वर्ष का 
अनुभव 
टिप्पण - अर्हताएं , अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों 
की दशा उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए 
जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार 
शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) उन 
कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ 
लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित 
जातियों या अनुसूचित जनजातियों के 
अभ्यर्थियों की दशा में तक शिथिल की जा 
सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ 
लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके 
लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए 
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के 
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने 
की सम्भावना नहीं है । 


[ भाग II.--- खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


भर्ती की पद्धतिःभर्ती प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे 
सीधे होगी या श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा 
प्रोन्नति द्वारा या 
प्रतिनियुक्ति या 
आमेलन द्वारा तथा 
विभिन्न पद्धतियों द्वारा 
भरी जाने वाली 
रिक्तियों की प्रतिशतता 
(10 ) 

( 11 ) 
प्रोन्नति द्वारा जिसके प्रोन्नति -ऐसा ज्येष्ठ अनुदेशक ( मत्स्य प्रौद्योगिकी ) और ज्येष्ठ 
| न हो सकने पर अनुदेशक ( मत्स्य उद्योग जीव विज्ञान ) जो वेतनबैंड - 3, 15600 
प्रतिनियुक्ति (जिसके 39100 रू. और ग्रेड वेतन 5400 रू. पर श्रेणी में पांच वर्ष की 
अंतर्गत अल्पकालिक नियमित सेवा रखता है और केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिक संस्था या 
संविदा भी है ) दोनों | केन्द्रीय मीन उद्योग नौवहन तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान से 
के न हो सकने पर मत्स्य गियर डिजाइन या मत्स्य प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण रखते हैं । 
सीधी भर्ती द्वारा 

टिप्पण - प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित श्रेणी या पद में 
अधिकारियों द्वारा उनकी विहित अर्हक सेवा पूरी होने के प्रति 
निदेश की तारीख से तैयार की जाएगी । 


टिप्पण - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी 
अर्हक /पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया 
जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार 
किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी 
अर्हक / पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा के आधे से 
अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो , कम न हो 
और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी 
अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी 
में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी 
कर ली हो । 


4389 4612 -2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (1)] 


टिप्पण- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के 
प्रयोजन में किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या 
उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर 
आधारित विस्तारित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है , 
नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर 
आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की 
गई सेवा समझी जाएगी । 


प्रतिनियुक्ति - (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) केंद्रीय 
सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों या लोक उपक्रमों या 
सांविधिक संगठनों या विश्वविद्यालयों या अर्द्धसरकारी संगठनों 
आदि के अधीन ऐसे अधिकारी - 
क (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद 
धारण किए हुए हैं 
(ii ) जो मूल काडर या विभाग में वे.बैं -3, वेतनमान 15600 
39100 रू. और ग्रेड वेतन 5400 रू. या समतुल्य में नियमित 
आधार पर नियुक्ति के पश्चात वहाँ उस श्रेणी में पाँच वर्ष 
नियमित सेवा रखते हैं ; और 
( ख ) जिनके पास स्तंभ (7 ) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है । 


टिप्पण- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने 
के प्रयोजन में किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले 
या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की 
सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, 
नियमित आधार पर की गई सेवा को , सिवाए उस दशा के जहाँ 
एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन 
या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह 
लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर , जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना 
किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, 
वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी 


[ भाग 1] - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । 


( पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी , जो प्रोन्नति की सीधी 
पंक्ति में है , प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के 
पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा 
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।) 


प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत . अल्पकालिक संविदा भी है ) की 
अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन 
वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत 
अल्पकालिक संविदा भी है ) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 
सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन 

परिस्थितियों में संघ लोक 
सेवा आयोग से परामर्श 

किया जाएगा । 
(12 ) 

( 13 ) 
समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टि के सीधी भर्ती और किसी 
संबंध में विचार के लिए ) 

अधिकारी की प्रतिनियुक्ति 
1. संयुक्त सचिव ( मत्स्य उद्योग ), पशुपालन , डेयरी और (जिसके अंतर्गत 
मत्स्यपालन विभाग - अध्यक्ष 

अल्पकालिक संविदा भी है ) 

पर नियुक्ति करते समय 
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन ), पशुपालन , डेयरी और और इन नियमों के किसी 
मत्स्यपालन विभाग - सदस्य 

उपबन्ध का संशोधन करते . 

समय संघ लोक सेवा 
3 . मात्स्यिक विकास आयुक्त , पशुपालन , डेयरी और आयोग से परामर्श करना 
मत्स्यपालन विभाग सदस्य 

आवश्यक है । 


4 . निदेशक , केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी 
प्रशिक्षण संस्थान, कोच्ची- सदस्य 

[ फा . सं. 3. 15/ 2009 - मा . प्रशा. ] 

सुदीपा कोहली , अवर सचिव 


. 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[Part _ SEC. 3(1)] 
MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Departmentof Animal Husbandry , Dairying and Fisheries ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 22nd November, 2012 
. G .S .R . 842(E ). - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 
of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Fisheries , Nautical 
and Engineering Training (Group A posts ) Recruitment Rules , 1992 , in so far as they 
relate to the post of Chief Instructor (Craft & Gear), except as respects things done 
or omitted to be done before such supersession , the President hereby makes the 
following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Instructor 
(Fishing Technology) in the Ministry of Agriculture , Department of Animal Husbandry , 
Dairying and Fisheries , in the Central Institute of Fisheries , Nautical and Engineering 
Training , Cochin , namely : 


2 . 


Short title and commencement. - (1 ) These rules may be called the 
Ministry of Agriculture , Central Institute of Fisheries , Nautical and 
Engineering Training, Kochi, Chief Instructor (Fishing Technology) 
Recruitment Rules , 2012 . 


2 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette . 

Number of post, classification and pay band , grade pay or pay scale . - The 
number of post, its classification and the pay band , grade pay or pay scale attached 
thereto , shall be as specified in columns ( 2 ) to (4 ) of the Schedule annexed to these 
rules . 


3 . Method of recruitment, age limit, qualifications, etc . ,- The method of 
recruitment to the said post, age limit , qualifications and other matters relating 
thereto shall be as specified in columns (5 ) to ( 13) of the aforesaid Schedule . 


4 . 


Disqualification . - No person , - 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a 
spouse living ; or 
(b ) who , having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with 
any person , 


. 


. 


-- 


- 


.*-****** 


shall be eligible for appointment to the said post: 

Provided that the Central Government may , if satisfied that such marriage is 
permissible under the personal law applicable to such person and the other party to 
the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from 
the operation of this rule . 
5 . Power to relax . - Where the Central Government is of the opinion that it is 
necessary or expedient so to do , it may , by order and for reasons to be recorded in 
writing , and in consultation with Union Public Service Commission , relax any of the 
provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 
6 . Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation , relaxation of age limit 
and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes , the 
Schedules Tribes, the Other Backward Classes , the Ex -servicemen and other special 
categories of persons in accordance with the orders issued by the Central 
Government from time to time in this regard . 


Nameofpast. 


Number post. 


ofClassifica- 

tian. 


[ 1999 11 - GUS 30 ) ] 


. 


438a Gol12 -3 


. 


. . . 


___(2) ChiefInstructo:3*(Three) 
( 
Fishing 

(2012) Technology).*Subjectto 

variation dependent :onworkload. 


(3) General Central Service Group A Gazetted 


Non 


Ministerial. 


SCHEDULE Pay.BandandWhetherAgelimitfordirectrecruits. 
Educationaland 
other 
Grade 
Pay 
/ 
Pay 
selection 
past 
: 

qualificationsrequiredfordirect Scale. 

iornon 

recruits. 
selectionpost. (5) 

(6) PB-3, 

SelectionNotexceeding40years.|Essential; iRs.15600 

(RelaxableforGovernment 
( 
i 
) 
Masters 
Degree 
in 
Zoology 39100(Grade .servantsuptofiveyearsin 

orFisheryScienceor; :PayRs.6600/-) 

accardancewiththeinstructians 
Marine 
Biology 
from 
a orordersissuedbytheCentral recognizeduniversity. Government) 

! 
( 
i 
) 
Five 
years 

of 
experience 
in . 

seafishing,FishingGear 
Note 
: 
The 
Crucial 
date 
forDesignFabrication determiningtheagelimitshall 

materialselection. 
·betheclosingdateforreceiptof 

applicationsfromcandidates Note1:Qualificationsare: :excepttheclosingdate relaxableatthediscretionofthe ·prescribedfarthaseinAssam,|UnionPublicServiceCommissian,: :Meghalaya,ArunachalPradeshforreasonstoberecordedin Mizoram,Manipur,Nagaland,writing,inthecaseofcandidates Tripura,Sikkim,LadakhDivision!otherwisewellqualified. ofJammuandKashmirState, iLahaulandSpitiDistrictand 
!Note2:Thequalificationregarding :PangisubDivisianofChambaexperienceisrelaxableatthe 

DistrictofHimachalPradesh,discretionoftheUnionPublic AndamanandNicobarIslandsServiceCommission,forreasans 
andLakshadweep. 

¡ 
to 
be 
recorded 
in 
writing 
, 
in 
the 
case 
of 
candidates 
belonging 
to ScheduledCastesorScheduled Tribesifatanystageofselection theUnionPublicService Commissionisoftheopinianthat sufficientnumberofcandidates 
fromthesecommunities possessingtherequisite experiencearenotlikelytobe 
available 
to 
fill 
up 
the 
vacancies reservedforthem. 


- - - - - - - -- - - --- - - - - - -- - -- . . . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


M 


.. . . . 


. - 


- 


- 


- 


-- - -.. ... .... 


Whetherageandeducationalqualificationsprescribedfordirect recruitswillapplyincaseofpromotees. 


periodofprobation,if|Methodofrecruitmentwhetherbydirectrecruitmentorby any. 

promotionorbydeputation/absorptionandpercentageofthe vacanciestobefilledbyvariousmethods. 

(10) 
One 
year 
for 
direct 
! 
By 
promotion 
failing 
which 
by 
deputation 
( 
including 
Shart 
- 
Ilc recruits. 

Term 
Contract 
) 
failing 
both 
by 
direct 
recruitment 
. 


Age:-No. {EQS:-Yes. 


Incaseofrecruitmentbypromotion/deputation/absorption,gradesfromwhich promotion/deputation/absorptiontobemade. 


ifaDepartmentalpromotionCommittee existswhatisitscomposition. 


(11) 


Circumstancesinwhich UnionPublicService Commissionistobe consultedinmaking recruitment. 

(13) ConsultationwithUnion Public 

Service 
Commission 
necessary 
whilemakingdirect recruitment and appointinganOfficeron deputation(including shorttermcontract). 


(12) Promotion: 

Group A DepartmentalPromotion 

Committee(forconsideringpromotionor SeniorInstructor(FishingTechnology)andSeniorInstructor(FisheryBiology)inconfirmation): PB-3,RS.15600-39100withGradePayofRs.5400withfiveyearsregularservice inthegradehavingundergonetraininginFishingGearDesignorFishing 

JointSecretary(Fisherie TechnologyfromCentralInstituteofFisheriesTechnologyorCentralInstituteofDepartmentofAnimalHusbandry, FisheryNauticalandEngineeringTraining. 

DairyingandFisheries -Chairman 

2.JointSecretary(Administration), Note:TheeligibilitylistforpromotionshallbepreparedwithreferencetothedateofDepartmentofAnimalHusbandry, completionbytheOfficersoftheprescribedqualifyingserviceintherespective.DairyingandFisheries-Member. gradeorpost. 

3.FisheriesDevelopmentCommissioner, 

....DepartmentofAnimalHusbandry, Note:-WherejuniorswhohavecompletedtheirqualifyingoreligibilityserviceareDairyingandFisheries -Member beingconsideredforpromotion,theirseniorswouldalsobeconsideredprovided:4.Director,CentralInstituteofFisheries theyarenotshortoftherequisitequalifyingoreligibilityserviceortwoyears,:NauticalandEngineeringTraining,Kochi whicheverisless,andhavesuccessfullycompletedtheirprobationperiodfor, 

-Member promotiontothenexthighergradealongwiththeirjuniorswhoalreadycompleted: suchqualifyingoreligibilityservice. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Forthepurposeofcomputingminimumqualifyingserviceforpromotion,theservice 
renderedona 
regular 
basisby 
anofficer 
priorto1.1. 
2006(the 
date 
from 
which 
the revisedpaystructurebasedonthe6thCentralPayCommissionrecommendations hasbeenextended)shallbedeemedtobeservicerenderedinthecorresponding gradepayorpayscaleextendedbasedontherecommendationsofthe Commission. 


Deputation(includingShort-TermContract): OfficersoftheCentralorStateGovernmentsorUnionTerritoriesorAutonomous bodiesorPublicSectorUndertakingsorstatutoryorganizationsorUniversitiesor SemiGovernmentorganizationsetc. 


(a)()holdinganalogouspostsonregularbasisintheparentcadreordepartment; 


- 


- 


- 


- 


()withfiveyears serviceinthegraderenderedafterappointmenttheretoon regularbasisinthescaleofpayofRs.15600-39100withGradePayofRs.5400/-in PB-3orequivalentintheparentcadreordepartment;and 


[PART II Sec. 3001 


(b)possessingtheeducationalqualificationsandexperienceprescribedfordirect recruitsundercof.7. 


- 


i 


Note:Forthe 
purposeof 
appointmenton 
deputation 
basis,the 
service 
renderedon aregularbasisbyanofficerpriorto1.1.2006(thedatefromwhichtherevisedpay structurebasedonthe6thCentralPayCommissionrecommendationhasbeen extended)shallbedeemedtobeservicerenderedinthecorrespondinggradepay orpayscaleextendedbasedontherecommendationsoftheCommissionexcept wheretherehasbeenmergerofmorethanonepre-revisedscaleofpayintoone gradewithacommongradepayorpayscaleandwherethisbenefitwillextendonly frothepost(s)forwhichthatgradepayorpayscaleisthenormaireplacement gradewithoutanyupgradation. 


[ 17 11 - 04S 3(1) ] 


(Thedepartmentalofficersinthefeedercategorywhoareinthedirectlineof promotionshallnotbeeligibleforconsiderationforappointmentondeputation. Similarly,deputationistsshallnotbeeligibleforconsiderationforappointmentby promotion) 


and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 
Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 1100014 


( 
The 
period 
of 
deputation 
( 
including 
short 
term 
contract 
) 
including 
period 
of 
| 
deputation 
( 
including 
short 
term 
contract 
) 
in 
another 
ex 
- 
cadre 
post 
held 
immediately 

precedingthisappointmentinthesameorsomeotherorganisationordepartment oftheCentralGovernmentshallordinarilynotexceedthreeyears.Themaximum agelimitforappointmentbydeputation(includingshorttermcontract)shallbenot 
exceeding 
56 
years 
as 
on 
the 
closing 
date 
of 
receipt 
of 
the 
applications 
) 
. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 
F 
. 
No 
. 
3 
- 
15 
/ 
2009 
- 
Fy 
. 
Admn 
. 
] 
SUDEEPA 
KOHLI 
, 
Under 
Secy 
. 


- 


- - 


- 


- 


- - 


-- 


-- 


